HARYANA GOVT.GAZ ., AUG . 11, 2020 (SRVN . 20 , 1942 SAKA ) 


167 


हरियाणा सरकार 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 7 अगस्त, 2020 
संख्या का आ ० 42 / के ० अ ०2 / 1974 / धारा 2 / 2020.– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), 
की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , सूचना प्रौद्योगिकी 
अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21 ), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45 ) तथा 
घटनाओं, जो उक्त अधिनियमों के अधीन अपराधों को करने या उसके किसी प्रयास / दुष्प्रेरण / षड़यंत्र की ओर ले जाती हैं , 
का भागरुप बनने वाली किसी अन्य विधि के अधीन अपराधों के सम्बन्ध में , रोहतक रेंज, के सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिकारिता रखने 
वाले, रोहतक रेंज के मुख्यालय, रोहतक पर साईबर अपराध पुलिस थाना, रोहतक रेंज , रोहतक के सृजन की घोषणा करते हैं । 
अधिकारिता रखने वाला पुलिस थाना उक्त अधिनियमों के अधीन अपराधों के पंजीकरण तथा अन्वेषण की समवर्ती शक्ति का 
प्रयोग करता रहेगा । 

विजय वर्धन , 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग । 


168 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 11, 2020 (SRVN . 20 , 1942 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


HOME DEPARTMENT 


Notification 


The 7th August, 2020 
No. S.O. 42/ C.A. 2 / 1974 /S . 2 /2020.- In exercise of the powers conferred by clause (s) of section 2 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974 ), the Governor of Haryana hereby declares the creation of 
Cyber Crime Police Station , Rohtak Range, Rohtak at the Headquarters of Rohtak Range , Rohtak having jurisdiction 
over the whole area of the Rohtak Range, in respect of offences under the Information Technology Act, 2000 ( Central 
Act 21 of 2000 ), the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860 ) or any other law forming part of the events 
which led to commission of offences or any attempt/abetment/conspiracy thereof, under the aforesaid Acts. The 
jurisdictional Police Station shall continue to have concurrent power of registration and investigation of offences, 
under the aforesaid Acts . 

VIJAI VARDHAN . 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana , 

Home Department. 


8855 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


